रजिस्ट्री के . डी . एल . -33004/ 93 


REGD . NO . D. L.- 33004 / 93 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


www 


as 


PARTI - Section 1 


प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


M 


. - - -- . --- - - - - - -- 


- - 


- 


-- -- 


- - - -- . .- :-- - - - - - - ---- - - - -- - - - --- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 143] 
No. 143 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जुलाई 30, 1993/ श्रावण 8, 1915 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 30 , 1993/SRAVANA 8, 1915 


- - -- -- -- -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- -- - - - - - 


- - 


- -- - - 


1 


वाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जुलाई , 1993 
विषय : --- अर्जेन्टीना , ब्राजील , मैक्सिको , कोरिया गणराज्य 

और संयुक्त राज्य अमरीका मल के पोलो विनाइल 
क्लोराइड रेजिन के प्रायातों के संबंध में पाटन 

रोधी जांच अन्तिम निष्कर्ष । 
सं . 14/ 9/ 92- टी पी डी - -वर्ष 1982 में यथा संशोधित 
सीमाशुल्क टैरिफ , 1975 और उमसे संबंधित नियमावली 
1985 को ध्यान में रखते हुए । 

अनन्तिम उपाय नियमावली के तहत यथा परिभाषित 
नामोदिदष्ट प्राधिकारी ने ( जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी 
कहा गया है ) अर्जेन्टीना, माजील , मैक्सिको , कोरिया गणराज्य 
और संयुक्त राज्य अमरीका मूल का पोली विनाइन क्लोराइड 
रेजिन के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच में प्रारंभिक 
निष्कर्ष अधिसूचित कर दिए, देखिए : अधिसूचना सं . 14/ 9/ 92 
टी पी डी दिनांक 18 जनवरी, 1993. 

केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र अधिसुचना सं . 3/ 93 
सीमाशुल्क दिनांक 2- 2- 1993 द्वारा भारत में पी बी सी 
रेजिन के आयातों पर पाटनरोधी अनन्तिम शुल्क लगा दिया । 


कार्यप्रणाली 

2. दिनांक 18-1- 1993 की अधिसूचना के पैराग्राफ 
1 , 2 तथा 3 में उल्लिखित कार्यविधि की पुष्टि हो गई है । 
प्राधिकारी ने जिन कंपनियों की जांच हो रही थी उन सभी 
की जांच के विषय में 19- 1- 1993 को एक पत्र भेजा था 
जिसमें उनसे प्रारंभिक निष्कर्ष के संबंध में उनके विचार 
प्रस्तुत करने और यह आवेदन करने के लिए कहा गया 
था कि उनके मामले पर मौखिक सुनवाई की जाए तथा 
प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की मौके पर जांच करने के लिए 
बे इच्छुक हों । मंबंधित निर्यातकर्ता देशों के नई दिल्ली स्थित 
दूतावासों को 14- 1 - 1993 को एक मौखिक नोट भी भेजा 
गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि निर्यातक 
तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को सलाह दी जा सकती है 
कि वे प्राधिकारी को प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने 
विचार लथा सत्यापन के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें । 
उपर्युक्त नोट के संबंध में 28- 2- 93 तक उनर मांगा गया 
था । उक्त नोट पर उनर 28- 2- 1993 तक मांगा गया 
था । दिनांक 27 मई 1993 को जांच के अध्यधीन रहने 
वाली कंपनियों में अनलिम उपायों की समयावधि बढ़ाने 
की आवश्यकता के मंबंध में कम्पनियों के विचार मांगते 
समय प्राधिकारी ने सभी निर्यातकर्ता देशों को 24 जून , 
1993 तक का अतिरिक्त ममय दिया ताकि वे मूलत : 
उन्हें भेजी गई प्रश्नावली के संबंध में अपना उत्तर भेज 


1707 GI / 93 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


निर्यात कीमतें वह मामान्य मल्प दर्शाती हैं जो कि भौगो 
लिक स्थिति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय पी वी सो बाजार में 
रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वामित्व वाले 
अथवा गोपनीय प्रांकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और उन्हें अावश्यक 
सूचना को मौके पर जांच करने पर विश्वास नहीं है । 


निर्यातकों 


( 10 ) मैसर्स फारमोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन, संयुक्त 
राज्य अमरीका ने 1990 से अप्रैल 1992 की अवधि के 
संबंध में निर्यात वाजार में बेची गई मात्रा और मूल्य के 
संबंध में कुछ जानकारी दी है । प्राधिकारी ने इन प्रांकड़ों 
को अपर्याप्त और अक्रमबद्ध समझा । 

( 11 ) भैसर्म बोर्डन मैमिकल्स एंड प्लास्टिक्स , संयुक्त 
राज्य अमरीका ने यह बताया कि उन्होंने जांच को अवधि 
के दौरान कोई वी बी मी रेजिन निर्यात नहीं की । 

( 12) मैसर्म ग्रुपो प्राइमेक्स , मैक्सिकों ने विचाराधीन 
उत्पाद की घरेलू और निर्यात कीमत के संबंध में कुछ अांकड़े 
प्रस्तुत किए । 

( 13 ) विभिन्न निर्यातकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार 
किया गया और प्राधिकारी दिनांक 18 जबरी, 1993 को 
अधिसूचना के पैग 13 में निर्यात की पत र्धािरित करने के 
लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति की पुष्टि करते हैं । 
निर्यातकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करते हुए तथा 
अंतिम निष्कर्षों के दौरान सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के 
आधार पर जांच के अधीन विभिन्न देशों को निर्यात कीमतें 
निकाली गई है । प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैराग्राफ 14 को 
उपर्युक्त मीमा तक संशोधित किया जाता है । 
तुलना 

( 14 ) प्राधिकारी 18 जनवरी , 1993 की अधिसूचना 
के पैराग्राफ 15 में शामिल की गई तुलना की पद्धति को 
पुष्टि करते हैं । 

( 15 ) प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच के दौरान किए 
गए निष्कर्ष तथा प्राप्त माक्ष्य से प्राधिकारी ने यह उचित 
सममा कि सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का उपर्युक्त 
तरीके में ममायोजन किया जाए । 
डंपिंग मार्जिन 


और उनसे घरेलू मांग उत्पादन क्षमता एवं पी बी मी 
रेजिन क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए उनकी घरेल एवं निर्मान कीमतों को प्रनि नया 
देशी माल के बारे में उनके विचार टिप्पणियां भी आमंक्ति 
की गई हैं : कुछ निर्यातकों , प्रयोकना एवं उत्पादक उद्योगों 
के प्रतिनिधियों ने अनुरोध के अनुमार अपने चार मूचित 
कर दिए हैं जिन पर समुचित शीर्षों के अन्तर्मत इन निष्कर्षों 
में विचार विमर्श किया जा रहा है । 

दिनांक 18 जनवरी 1993 की अधिसूचना के पैरा 
6 तथा 7 में दर्शाई गई वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन 
नहीं हुमा है । 
विचाराधीन उत्ताद वैसे ही उत्पाद और भारतीय उद्योग 

( 3 ) प्राधिकारी दिनांक 18 जनवरी 1993 को अधि 
सूचना के पैराग्राफ. 8 से 11 में निर्दिष्ट वास्तविक स्थिति की 
पुष्टि करते हैं । 
मामान्य मूल्य 

( 4 ) अन्तिम निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ मामान्य मन्य 
उन्हीं पद्धतियों के आधार पर निर्धारित किया गया था 
जिनका उपयोग अनन्तिम निर्धारण में किया जाना है अर्थात् 
यह मूल्य निर्यातकर्ता देश में जो कोमा होती हैं उन पर 
आधारित होता है । 

( 5 ) पारंभिक निष्कर्षों के पैराग्राफ 12 के संबंध में 
सामान्य मन्पनिकों के उनरों एवं निवेदनों को ध्यान 
में रखते हुए तथा उन मामलों में जहां पर उत्तर प्राप्त 
नहीं हुया है. अथवा प्रा -न उत्तर प्राप्ति है वहां पर उपलब्ध 
सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर पुनः निकाला गया है । 
निर्यात कीमत 

( 6 ) मैस इनैट्रोकर, अर्ने टोना ने जांच अवधि के 
दौरान भारत को कोई पी बी मी रेजिन निर्यात न करने की 
सूचना दी है । 

( 7 ) कुंतोप्लास्ट श्राफ अमेरिका इन्क संयुक्त राज्य 
अमरीका ने घरेलू तथा निर्यात वित्रियों के लिए यथापेक्षित 
ब्योरे उपलब्ध नहीं कराए थे । मौके पर जांच के संबंध में 
भी कोई उत्तर नहीं मिला । । 

( 8 ) मैमर्स कम्पेनिया पेट्रोक्विमिका ब्राजोल ने जांच 
अवधि को छोड़कर अन्य अवधि के संबंध में पी वी मी की 
एफ ओ बी ब्राजील कीमत दी है । निर्यातकों द्वारा दर्शाई 
गई गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, ये आंकड़े इतने पर्याप्त 
नहीं है कि इन पर अनन्तिम निष्कर्षों के लिए विचार किया 
जाए । तथापि निर्यातकों का यह कहना रहा है कि निर्यात 
कीमतें पूरी तरह उन्हीं सामान्य मुल्यों को दर्शाती है ओ 
कि इन उत्पादकों की भौगोलिक स्थिति तथा इसके फलस्वरूप 
होने वले भाडा अन्तरों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय पी वी सी 
व्यापार में चल रही थी । 


के दौरान सर्वोत्तों 
को निर्यात का 


( 16) संयुक्त राज्य अमरीका के एक निर्यातक ने यह कहा 
है कि औसत विश्व बाजार में पी वी सी की सुपुर्दगी कीमत उस 
सुपुर्दगी कीमतों से कहीं अधिक हैं जो पीवीसी के पामरीकी उप 
भोक्ता अदा करते हैं , और इसीलिए अमरीकी उत्पादकों पर इंपिंग 
का आरोप वास्तविक आरोप नहीं है । प्राधिकारी ने यह 
देखा कि समर्थक साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना ऐसे सामान्य 
वक्तव्य में भारत को निर्यात के संबंध में डंपिंग मार्जिन का 
निर्धारण करने में सुविधा नहीं होती । 

( 17 ) ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार ने भारत 
स्थित अपने दूतावास के जरिए यह बताया है कि ब्राजील के 
मामले में डंपिंग मार्जिन अर्जेन्टीना से कम है और फिर भी 
ब्राजील पर जिस अनन्तिम शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश 


( 9 ) मैसर्स विस्टा केमिकल कम्पनी संयुक्त राज्य 
अमरीका ने विचार व्यक्त किया कि भारत के संबंध में 


[ भाग-I-- - खंड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


- 


. . 


. - - - - - - 


- - - 


- -- 


की गई है वह अर्जेन्टीना पर लगाए गए शुल्क में अधिक है । 
उन्होंने अनन्तिम पाटनगेधी शुल्क को संशोधित करने तथा 
उमे कम करके उतना करने का अनुरोध किया है जितना 
अर्जेन्टीनियाई उत्पाद पर लगाया जाता है । प्राधिकारी ने 
उपर्युक्त को देखा है और यह कहते है कि पादनरागा उपाय 
तैयार करते हा और उन पर सिफारिण करने ममम उन्हाने 
डंपिंग मार्जिन पर और उसके फनम्बम्प बग्न रयोग को 
हुई क्षति पर एक साथ ही विचार किया तथा पाटनरोधी 
शुल्क को म्वदेशी उद्योग पर होने वाले घातक प्रभाव को 
दूर करने के लिए अक्षित स्तर तक मामिन किया । 

( 18 ) पूर्वक्ति के प्राधार पर निम्नलिखित इंपिंग 
मार्जिन हैं जो सी आई एफ मल्य की प्रतिशतता के रूप में 
व्यक्त किए गए हैं : 


.. -- - - - - - 


. 


- --- 


- - - 


- 


निर्यात मामान्य मी आई एफ 
कीमन मुल्य की प्रति 
( अमरीकी ( अमरोको शतता के 
डालर ) डालर ) रूप में 

डंपिंग माजिन 
- -- -- - -- - - -- .. . - - --- 
442 830 70 . 67 % 
442 767 56. 82 % 
516652 23 . 21 
490688 32. 46 % 
497 513 2 . 68 


डप किए गए आयातों की मात्रा तथा बाजार शेपर 

( 22 ) जांच की अवधि के दौरान जांच के तहत शामिल 
किए गए देशों में आयातों का बाजार शेयर 42 % है । जांच 
के तहत देशों में पायात जमा कि वर्ष 1991-92 के प्रार 
म्भिक निकर्ष के पैराग्राफ में बहाया गया है । ! , 413, 909 
एम . टी . था और यह अनिम निष्कर्ष में जान अवधि के दौरान 
1 , 57,18:3 एम . टी . ही गया । पहले चारह महीनों के 
दोगन ब्राजील में हए पायात औसतन 618505 . टी . रहे 
जबकि प्रारम्भिक निष्कर्ष में ये आंकड़े 6518 एम . टी . थे । 
दिशांक 18 जनवरी, 1993 को अविमुचना के पैराग्राफ 
22 में उल्लिखित नथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं है । 
डम्म किए म , आलों को कीमत 

( 23 प्राधिकारी ने बाजील , मैक्सिको, कोरिया गणराज्य 
और संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातकों द्वारा कीमत में 
उन्लेखनीय कटौती की पुष्टि की है जैसा कि दिनांक 18 
जनवरो, 1993 की अधिसूचना के पैराग्राफ 2 .1 तथा 
25 में बताया गया है । 

उद्योग पर अन्य मंगत आर्थिक कारकों का प्रभाव 
संस्थापित क्षमता एवं क्षमता उपयोग 

( 24 ) प्रारंभिक रिपोर्ट के पैराग्राफ 26, 27 तथा 
28 में दिए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी 
ने जांच अवधि के संबंध में निम्नलिखित को नोट किया : --- 

( 1 ) जांच अवधि के दौरान जांच के तहत उत्पाद को 
कुल संस्थापित क्षमता 2, 30,979 एम . टी . श्री । 

( 2 ) जांच अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के पी . वी . 
सी . रेजिन ( मस्पेंशन ग्रेड ) का उत्पादन 1 , 90, 438 एम . टी . 
था । 

( 3 ) भारतीय उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग 82 . 5 % 
था । 
माल सूची 
__ ( 25 ) दिनांक 18 जनवरी, 1993 को अधिसूचना के 
पैगग्राफ 29 में दिनांक 31- 3- 1992 की स्थिति के अनुसार 
बताए गए अंतिम स्टाक की पुष्टि की जाती है और 
31- 5- 1992 को स्थिति के अनुसार संबंधित प्रांकड़ा 
11, 852 एम . टी . था । 


अर्जेन्टीना 
ब्राजील 
कोरिया गणराज्य 
मैक्सिको 
संयुक्त राज्य अमरीका 


-- - - - - - - - - - - - 


- 


. 


. 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


( 19 ) प्राधिकारी ने अंतिम पाटनरोधी उपायों पर पहुंचत 
समय उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखा और 18 जनवरी , 
1993 की अधिसूचना के पैराग्राफ 16 नथा 17 को तद 
नुसार संशोधित किया । 


क्षति 

( 20 ) प्राधिकारी प्रारम्भिक निष्कर्ष में अपनाई गई 
प्रणाली विधि की पुष्टि करते हैं जैसा कि दिनांक 18 जनवरी, 
1993 की अधिसूचना के पैगग्राफ 18, 19 और 20 में 
उल्लेख किया गया है, किन्तु इस पुष्टि का अपवाद यह है 
कि जांच की अवधि के दौरान अर्जेन्टीना में होने वाले आयातों 
की मात्रा जो घरेलू वपन के एक प्रतिशत म भी कम रही 
है इसलिए उसे इतना नगण्य समझा जाता है कि उसका 
समवर्गी उत्पादों की घरेलू बाजार में कीमतों पर और घरेल 
उत्पादकों पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


बिक्री की मात्रा तथा भारतीय उद्योग का बाजार शेयर 


भारत में खपत 

( 21 ) प्रारम्भिक निष्कर्ष 1991 - 92 ( 1 अप्रैल मे 
31 मार्च तक ) पी बी सी की उपलब्धता का अनुमान 
3, 39, 000 एम . टी . लगाया गया है । अन्तिम निष्कर्ष में 
यह बात सामने आई कि जांच अवधि के दौगन पी बी सी 
रेजिन की उपलब्धता लगभग 3, 78, 000 एम . टी . रही 
और इस प्रकार वार्षिक आधार पर लगभग 167 , की वृद्धि 
रही । 


( 26) कुल उपलब्धता तथा 1991- 92 तक भारतीय 
उद्योग में उपलब्धता की मात्रा दिनांक 18 जनवरी , 1993 
की अधिसूचना के पंगग्राफ 30 में दर्शाई गई है । जांच अवधि 
में स्वदेशी उत्पादन 1. 90438 एम . टी . था और यह कुल 
उपलब्धता का 50 % बैठना है । 
लाभप्रदता 

( 27 ) दिनांक 13 जनवरी , 1993 की अधिसूचना । 
निर्दिष्ट सभी आवेदक कम्पनियों की वर्ष 1991 - 92 को वार्षिक 
रिपोर्ट प्राज हो गई है । नवाग , बहु - 

उद क्रियाकलाप होने 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


. 


- 


- - 


- - - - --- ---- - - 


m 


. 


. 


. 


- -- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I. SEC. 1 ] 

- - - - - -- - - 
की वजह से जांच के तहत उत्पाद की लाभप्रदता के संबंध 

( 31 ) प्राधिकारी को यह मानना है कि क्षमता में 
में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । 

ऊपर निर्दिष्ट समग्र , अधिशेष और साथ ही साथ विश्व 

बाजार में चल रही मंदी की स्थिति निर्यात कर्ता देशों को डंपिंग 
कीमत प्रवृत्ति 

कीमतों पर पी . वी . सी . बेचने के लिए प्रेरित करती रहेगी । 
( 28 ) घरेलू उद्योग की कीमत प्रवृत्ति दिनांक 18 जनवरी , जब तक एन्टी डंपिंग उपाय नहीं किए जाते तब तक घरेलू 
1993 की अधिसूचना के पैराग्राफ 32 में दर्शाई उद्योग के अस्तित्व को खतरा बना रहेगा , जिसके परिणाम 
गई है । अप्रैल तथा मई, 1992 माह में किमतों में और स्वरूप पूंजी, रोजगार और उचित प्रतियोगिता को नुकसान 
गिरावट आई जिसके फलस्वरूप कैमप्लास्ट, डी . सी . डबल्यू . पहुंचेगा । 
एस. एफ. सी . तथा आर. पी . एल . की फैक्टरी से निकलते समय 
अधिप्राप्ति में दिसबर , 1991 तथा मार्च, 1992 के बीच 

( 32 ) जांच की अवधि के दौरान विशेषरूप से जनबरी 
क्रमशः 11 . 2, 11 . 6, 13 . 1 तथा 11 . 4 प्रतिशत की 

मार्च, 1992 में ब्राजील , कोरिया गणराज्य , मैक्सिको और 
गिरावट आई । 

संयुक्त राज्य अमरीका से डंपिंग कीमतों पर पी . बी . सी . के 

आयात में वृद्धि हुई । ब्राजील , कोरिया गणराज्य , मैक्सिको 
बेशीमाल के निपटान की क्षमता 

तथा संयुक्त राज्य अमेरीका में विद्यमान क्षमता उनकी घरेलू 
( 29 ) सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह 

मांग से कहीं अधिक है । पी . बी . सी . के विश्व-व्यापी खपत 
देखा गया है कि घरेलू मांग की तुलना में ब्राजील , कोरिया 

पैटर्न में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे यह मान लिया 
गणराज्य , मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमरीका में बेशीमाल 

जाए कि इन देशों में उपलब्ध बैशी क्षमता को अपेक्षाकृत नए 
की क्षमता थी । 

बाजारों में खपा लिया जाएगा । ऐंटी डंपिंग उपाय न होने 

की वजह से भारत को डम्प किए गए निर्यातों में भारी वृद्धि 
वास्तविक क्षति के प्रश्न पर निष्कर्ष 

होने की पूरी संभावना है । अतः प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट 

है कि ब्राजील , कोरिया गणराज्य , नक्सिको तथा संयुक्त राज्य 
( 30 ) अंतिम निष्कर्ष में दिनांक 18 जनवरी, 1993 

अमरीका से विशेष रूप से उस स्थिति में पी . वी . सी . रेजिन के 
की अधिसूचना के जिस पैराग्राफ 33 में प्रारम्भिक निष्कर्ष 

डंप आयातों मे वास्तविक क्षति की आशंका है जब कि 
अधिसूचित किए गए हैं उसे निम्नलिखित सीमा तक संशोधित 

उसके फलस्वरूप भारतीय बाजार में कीमतों में संकुचन पा 
किया जाता है : --- 

रहा है और कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि रुक रही है 
1. अर्जेन्टीना , ब्राजील मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा जिससे बिक्री की लागत और समुचित लाभ को कवर किया 
संयुक्त राज्य अमरीका से किए जाने वाले आयातों का बाजार जा सके । 
शेयर 1988-89 में 25 % से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 

भारतीय उद्योग का हित 
42 % हो गया । 

श्राम बिन्दु 
2 . वर्ष 1991 - 92 की अंतिम तिमाही के दौरान इन 
स्त्रोतों से होने वाले प्रायातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है , चूंकि 

( 33 ) प्राधिकारी उस आम बिन्दु की पुष्टि करते हैं 
देश में आयात संकुचन संबंधी उपाय समाप्त कर दिए गए हैं । 

जिस पर दिनांक 18 जनवरी, 1993 की अधिसूचना के 

पैराग्राफ 36, 37 तथा 38 में दर्शित ऐंटी- इम्पिग उपाय 
3. कीमत में भारी कटौती की गई । 

करने के लिए विचार किया जाना है । 
4. देश में क्षमता उपयोग , जिसमें निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति भारतीय उद्योग का हित 
दिख रही थी , उपमें जांच अवधि के अंतिम चरणों में गिरावट 

( 34 ) प्राधिकारी प्रारम्भिक रिपोर्ट के पैराग्राफ 39 
की प्रवृत्ति दिखाई थी । 

में दिए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते है । जहां तक जांच के 
5. जांच अवधि के दौरान 31- 3- 1993 को 2967 बाद की अवधि की गतिविधियों पर विचार करने के बारे में 
एम. टी . की तुलना में 31 - 3-1992 की स्थिति के अनुसार घरेलू उद्योग की राय का सव ल है, यह कहा जा सकता है 
माल सूबी बढ़कर 16, 696 एम . टी . हो गई । इसको एक 

कि प्राधिकारी को जांच अवधि के दौरान के तथ्यों की जांच 
सहयोगी कारण अतिरिक्त घरेलू क्षमता रहा है । दिनांक 

करनी है क्योंकि जांच अवधि के बाद की गतिविधियां, कुछ 
11- 5 -1992 को माल सूची 11, 852 एम . टी . थी । 

मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ होने से तथा / अथवा 

ऐंटी डम्पिग उपाय करने से प्रभावित हो सकती हैं । 
6. विशेषरूप से दिसंबर, 1991 से घरेलू कीमतों पर 
उल्लेखनीय मंदी दबाव बना रहा , जैसा कि ऊपर पैरा 28 में अन्य पक्षकारों का हित 
दिया गया है । 

( 35 ) भारत में पी . वी . सी . उत्पाद के अनेक उत्पादकों ने 
7. निर्यात कर्ता देशों में घरेलू मांग के अतिरिक्त मुक्त जिनमें आल इंडिया फैडरेशन आफ प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज , पाल 
रूप से निपटाने योग्य क्षमता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसिएशन , ऐसोसिएशन 


- - - - - - 


% 


. . 


- 


- 


[ भाग I-.-. खंड 11 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- -- - - - - -- --- - 
आफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स आफ इंडिया और गुजरात स्टेट 45 तथा 46 तथा प्राधिकारी के दिनांक 27 मई , 1993 
प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्स ऐसोसिएशन भी शामिल है, निम्नलिखित के पत्र के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त 
निवेदन किए है : - - 

नहीं हुई है । 


निष्कर्ष 


( क ) एंटी डम्पिग शल्क लगाए जाने के बाद पी वी सी 

रेजिन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है । 
आयात शुल्क की वजह में चालू आयात कीमतें 
स्वदेशी कीमतों में अधिक है । 


( ख ) घरेलू उत्पादकों ने पी वी सो रेजिन को अपनी 

बिक्री कीमतें बढ़ा दी हैं जो कि पी बी सो उत्पाद 
के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए 

हानिकारक है । 
( ग ) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू अमना 

अपर्याप्त है । 


( 39 ) प्राधिकारी उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 47 के 
अपने निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं । तथापि , यह देखा गया है 
कि जहां तक अर्जेन्टीना का सम्बन्ध है अर्जेन्टीना द्वारा 
किए गए पायात नगण्य हैं अतः ऐंटी डम्पिग शुल्क लगाने के 
लिए उचित नहीं है । प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि 
अगर अनन्तिम उपाय न किर जाते तो डम्प आयातों से घरेल 
उद्योग को क्षति पहुंचती । 


( 36 ) प्राधिकारी ने पो वो सो उत्पाद के उत्पादकों 
के निवेदकों पर विचार किया है । ऐंटी डम्भिग कार्रवाई के 
दौरान , डम्पिग का मार्जिन जांच अवधि के दौरान निर्यात 
कीमतों तथा निर्यातकों को घरेलू कोमतों की तुलना करके 
निकाला जाता है । कार्रवाई की अवधि के दौरान जो कीमत 
पैटर्न चल रहा है उसे सामान्य कीमत पैटर्न का दिग्दर्शक 
नहीं माना जा सकता क्योंकि वह प्रारम्भ की गई जांच के 
फलस्वरूप प्रभावित हुमा हो सकता है । तथापि , प्राधिकारी 
उस स्थिति में पुनरीक्षण कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए 
तैयार है जब कभी कीमतों और परिस्थितियों में परिवर्तन 
के सम्बन्ध में ऐसा मन्तोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए 
जिससे क्षतिकारक इम्पिग को दूर किया जा सके । 


सिफारिशें 

( 40 ) भारतीय ऐंटो- इम्पिग विनियमों के प्रावधानों के 
तहत डम्पिग के मार्जिन के लिए ऐंटो - डम्पिग शुल्क लगाए 
जाने की अनुमति है । तथापि , समग्र भारतीय हित को ध्यान 
में रखते हुए नामजद प्राधिकारी नीचे प्रत्येक देश के सामने दो 
गई दरों पर अनन्तिम ऍटो डम्पिग शुक लगाए जाने की 
तारोख अर्थात् 2 - 2- 1993 से अन्तिम ऐंटो डम्बिग शुल्क लगाने 
की सिफारिश करते हैं : 


ब्राजील 
कोरिया गणराज्य 
मैक्सिको 
संयुक्त राज्य अमरीका 


रू . /एम टी 

2 , 036 
1 , 253 
1 , 619 


504 


( 41 ) ऊपर अनुशंसित शुल्क प्रतिकरात्मक शुल्क का 
हिसाब लगाने में नहीं जोड़ा जाएगा । 


( 37 ) प्राधिकारी का यह विचार है कि डम्प किए 
गए पायातों पर आधारित कीमत लाभ अनुचित हैं और 
भारत में इस उत्पाद के उत्पादकों नथा भारत के उपभोक्ताओं 
के दोविधि हित में नहीं है । मंरक्षणात्मक उपाय से यह 
अभिप्राय नहीं है कि प्रतियोगिता से बचा जाए बल्कि इसका 
उद्देश्य पोवी सी उत्पादकों तथा पी बी सी उत्पाद के 
उत्पादकों के दोविधि हित में स्वस्थ प्रतियोगिता को बनाए 
रखना है । एंटी डम्पिग शुल्क के परिणामस्वरूप होने वाली 
कीमत वृद्धि सीमित रहेगी क्योंकि पी वो सी रेजिन तो केवल 
कच्ची सामग्री है जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचने 
से पहले संसाधित की जाती है । 


( 42 ) यह ऐंटी डम्पिग शुल्क इन देशों के नए अथवा 
ऐसे किन्हीं अन्य निर्यातकों पर भी लागू होगा जो वर्तमान 
कार्रवाई के लिए पक्षकार नहीं है । 

( 43 ) चूंकि जांच के पूरे होने के बाद अनुशंसित ऐंटी 
डम्पिग शुल्क अनन्तिम ऐंटी - इमिग शुल्क की अपेक्षा कम है, इसलिए 
शाल्क का जो अन्तर है उसे सामाशुल्क टैरिफ ( डम्प वस्तुओं 
पर शुक अथवा अतिरिक्त शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन 
नथा समाहरण और क्षति के लिए निर्धारण (नियम , 1935 
के नियम 22( 2 ) के प्रावधानों के अनुसार होगी । 

( 44 ) ऊपर उल्लिखित 1985 के नियमों के नियम 
23 के तहत प्राधिकारी एंटी - डम्भिग शुल्क लगातार लगाए 
जाने की आवश्यकता की समय समय पर समीक्षा करेगा । 


परिणति बिन्दु 


( 38 ) प्राधिकारी दिनांक 18 जनवरी, 1993 को 
अधिसूचना के पैराग्राफ 43 के निष्कर्षों को पुष्टि करते हैं । 
उक्त अधिसूचना के ऐंटी डम्पिग शुल्क से सम्बन्धित पैराग्राफ 
44 की भी पुष्टि की जाती है । अन्तिम निष्कर्षों के प्रयोज 
नार्थ पैराग्राफ 45 नथा 46 में दिए गए बिन्दुओं की भी 
पृष्टि की जाती है । तथापि , प्राधिकारी ने यह देखा है कि 
दिनांक 18 जनवरी, 1993 की अधिसूचना के पैराग्राफ 


वाई. वेणुगोपाल रेड्डी , 
नामित प्राधिकारी तथा अपर मचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - - SEC . 11 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - - 


-- - --- 


- 


- - S 


A 


- 


- - - - 


- -- 


- 


(7 ) Kuntoplast of America lac ., USA , did not provide 
details as required for domestic and extort sales . There was 
also no response to on - site verification . 


MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th July , 1993 
Subject : Anti-dumping investigation concerning im 

ports of Poly Vinyl Chloride Resin originating from 
Argentina , Brazil , Mexico , Republic of Korea and 
the United States of America -- Final Findings, 


(8 ) Ms COMPANHIA PETROQUIMICA , Brazil , nas 
given the f.o .b . Brazil price of PVC for the period other than 
The investigation period . Notwithstanding declining trend 
indicated by the exporters , the data is not sufficient enough 
to be considered for final findings. The exporter, however , 
contended that the export prices strictly represent the normal 
values as practised in the international PVC market based 
on geographical location of these producers and the const . 
quent freight differences. 


No. 149192 - TPD ,-- Having regard to the Customs Tariff 
Act , 1975 , as amended in 1982 and the Rules, 1985 , thereof. 
PROVISIONAL MEASURES 

1 . The designated authority as defined under the Rules 
(hereinafter rcferred to as authority ) notified preliminary 
findings in the anti-dump ng investigation concerning imports 
of Poly Vinyl Chloride Resin originated from Argentina , 
Brazil, Mexico . Republic of Korea and United States of 
America vide Notification No. 14 / 9 /92- TPD dated the 
18th January , 1993 . 

The Central Government, by Gazette Notification No. 393 
Custom dated 2 - 2 - 93 imposed a provisional anti- dumping 
duty on imports into India of P . V . C . Resin . 


(9 ) MİS VISTA CHEMICAL COMPANY, USA , hold the 
views that the export prices to India represent the normal 
value as practised in the international PVC market based on 
geographical location . They added that they were not sub 
mitting proprietary or confidential data , and did not believe 
on site verification of information necessary . 


( 10 ) M / s FORMOSA PLASTICS CORPORATION , USA , 
provided some information on quantity and value sold in 
the export market for the period 1990 to April 1992 . The 
data was considered by the Authority to be insufficient and 
inconsistent. 


( 11 ) Ms BORDEN CHEMICALS AND PLASTICS , 
USA , intimated that they have not exported any PVC Resin 
during the period of invest gation . 


( 12 ) M / s GRUPO PRIMEX , MEXICO , submitted some 
data relating 10 domestic and export price of the product 
Lider consideration . 


PROCEDURE 

2 . Procedure mentioned in paragraphs 1 , 2 and 3 of 
Notification dated 18th January , 1993 are confirmed . The 
authority addressed on 19 - 1 - 1993 a letter to all the companies 
subject to investigation requesting them to funish their 
views on the preliminary findings and to apply to be heard 
vially and willingness for On site verification of data fur 
nished . A note verbale was also sent on 19 - 1- 93 to Embas 
sies of the concerned exporting countries in New Delhi re 
questing that the exporters and the other interested parties 
may be advised to furnish views on the preliminary findings 
to the authority and willingness for verification . The response 
to the above was sought by 28 - 2 - 93 . While seeking the views 
of the companies , subject to investigation on 27th May , 1993 , 
on the need to extend the durat on of provisional measures, 
the authority granted additional time upto 24th June , 1993 , 
to all exporting countries to submit response to the ques 
tionnaire originally addressed and also invited their views / 
comments on the trend of the r domestic and export prices 
and exportable surpluses taking into account the domestic 
demand ; production capacity and international market situa - - 
tion in PVC resin sector . Some of the exporters , representa 
tives of user and producer industries have made known their 
views as requested which are being discussed in these find 
ings under appropriate headings . 


- ( 13 ) Comments received from various exporters have 
been examined and the authority confirms the method used 
to establish the export pr ce set out in paragraph 13 of Noti 
fication dated 18th January , 1993. The export prices of diffe 
rent countries under investigation have been worked out taking 
into consideration the information rece ved from exporters 
and based on the best available information during final find 
ings. The paragraph 14 of the preliminary findings is mod : 
fied to the extent mentioned above . 


Comparison 

( 14 ) The Authority confirms the method of comparison 
as incorporated in paragraph 15 of Notification dated 18th 
January 1993 . 


There is no change in the factual position indicated in 
paragraphs 6 and 7 of Notification dated 18th January 1993 . 


( 15 ) The Indings made by the authority during its in 
vestigation and evidence obtained lead the authority to con 
sider it appropriate to make an adjustment to normal value 
and export price as indicated above . 


PRODUCT UNDER CONSIDERATION , "LIKE PRODUCT 

AND INDIAN INDUSTRY 


( 3 ) The authority confirms the factual position indicated 
in paragraphs 8 to 11 of the Notification dated 18th Jan 
uary 1993, 


Dumping Margin 

( 16 ) An exporter from USA has contended that the del 
vered prices of pvc in the average world market far ex . 
ceeds the delivered price paid by US consumers of PVC 
and , therefore , dumping by US producers is not a realistic 
charge . The Authority notes that such general statement 
without supporting by evidence does not facil tate the deter 
mination of dumping margin in respect of export to India . 


NORMAL VALUE 

( 4 ) For the purpose of final findings , normal value was 
established on the basis of the same methods as those used 
in the provisional determination i.e . based on pr ces in the 
exporting country . 

( 5 ) In respect of paragraph 12 of the preliminary find 
ings, normal value has been re-worked taking into account 
the response and submissions of the exporters and on the 
basis of best ava lable information in cases vhere either 
response was not received or where response was inadequate . 


( 17 ) The Government of Federative Republic of Brazil , 
through Fmhassy in India , stated that the dumping margin 
in case of Brazil is lower than Argentina , and yet the provi 
sional duty recommended to be imposed on Brazil is higher 
than that imposed on Argentina . They have requested to re 
vise the provisional anti-dumping duty and reduce to the 
level which is imposed for Argentinian product. The Autho 
rity noted the above and states that while working out and 
recommending the anti- dumping measures , it considered the 
dumping margit) and consequent injury on domestic industry 
simultaneously and restricted the anti- dumping duty to the 
level desired for eliminating the injurious effect on the indi 
genous industry , 


EXPORT PRICE 

(6 ) Ms ELECTROCLOR , Argentina , informed of not 
exporting any PVC resin to India during the investigation 
period . 


0 


[ Tivi - - 1] 

भारत का राजपत्र ; समाधारण 
= = = - - - - - - - - - - - - - 

( 18 ) On the basis of the foregoing , the following is Volume of Sales and Market Share of the Indian Industry 
ping margins elressed as a percentage of c .i. f . value : 

(26 ) The quantity of total availability and availability from 

Indian industry upto 1991- 92 is indicated in paragraph 30 
Fxport Normal Duinping 

of the Notification dated 18th January , 1993 . For the investi 
Price Valuc Margin 

gation period , the indigenous production was 1 ,90 , 438 M . T . 
US $ US $ as % age and constitute 50 per cent of total availability , 

of cil 

Profitability 
Aruntina 44 : 830 70 .67 % 

(27 ) Annual Reports of all the petitioner companies re 
Brazil 

ferred to in notification dated 18th January, 1993 for the 
442 767 36 . 82 % 

ycar 1991- 92 has been received . However, because of multi 
Republic ofKorea 

516 

23 . 21 % product activities, no conclusion can be drawn regarding pro 
Mexico 

fitability of the product under investigation . 
190 

688 32 . 56 % 
U . S . A . 

497 513 2 . 68 % 

Price Trend 
( 19 ) The authority while arriving at final anti -dumping 

(28 ) The price trend of domestic industry has been indi 
measures. look into account the above findings and para 

cated in paragraph 32 of the notification dated 18th Janu 
graphs 16 and 17 of notification dated 18th January , 1993 , 

ary , 1993 . Further decline in prices in the month of April 

and May , 1992 resulted in decline of 11 .2 , 11.6 , 13 . 1 and 
are modified accordingly . 

11 .4 per cent in ex -works realisation of Chemplast. DCW , 
Injury 

SFC and RPL Tespectively between December , 1991 and 

May , 1992 . 
(20 ) The authority confirms the methodology adopted in 
preliminary findings as mentioned in paragraphs 18 , 19 and Surplus Disposal Capacity 
20 of Notification dated 18 - 1 - 93 except that quantity of im 
ports from Argent na during the period of investigation being 

(29 ) On the basis of best available information , it has been 

noticed that there was surplus capacity in Brazil , Republic 
n one per cent of domestic consumption is con 
sidered insignificant to have bad any significant effect on 

of Korea , Mexico and USA as compared to domestic de 
prices in the domestic market for the like product and on mand. 
the domestic producers . 

Conclusion on the question of Material Inquiry 
Oonsumption in India 

(30 ) In the final findings, the paragraph 33 of Notification 
(21) The preliminary findings estimated the availability 

dated 18th January , 1993 notifying the preliminary findings 
of PVC during 1991- 92 ( 1st April to 31st March ) at 3, 39 ,000 

is modified to the extent as under : 
M . T . In the final findings , it emerged that the availability 

1 . The market share of imports from Argentina, Brazil 
of PVC Res n during investigation period was around 

Mexico , Republic of Korea and U . S . A , has increas 
3 , 78 , 000 M . T ., an increase of about 16 per cent on an 

ed from 25 per cent in 1988 - 89 to 42 per cent dur 
nualised basis. 

ing investigation period . 
Volume and Market Share of Dumped Imports 

2 . There was significant increase in imports from these 

sources during last quarter of 1991 - 92 , as the im 
( 22 ; The market share of imports from the countries 

port compression measures were phased out in the 
covered under investigation during the period of investiga 

country . 
tion is 42 per cent. Imports from countries under investi 
gation : reported in paragraph 22 of prelim nary findings for 

3 . There was substantial price undercutting . 
the year 1991- 92 was 1 ,40 , 909 M . T . and the same during 
investigation period in final findings comes to 1,57 , 183 M . T. 

4 . Capacity utilisation in the country which was show . 
imports from Brazil on an average is 6185 V . T . during 

ing rising trend steadily , showed declining trend to . 
first eleven , months against the figure of 6518 M . T . in the 

wards the end of investigation period . 
prel minary findings. There is no change in the facts men 

5 . During the investigation period , inventory increased 
tioncd in paragraph 22 of the Notification dated 18th Jan 

upio 16 ,696 M . T . as on 31- 3 - 92 compared to 2 . 967 
uary 1993. 

M . T . on 31 - 3 -91 , one of the contributory factor 
Prices of the Dumped Imports 

being additional domestic capacity . The inventory 

as on 31 - 5 - 92 was 11, 852 M . T , 
( 23 ) The authority confirms the significant price cutting 
on the part of the exporters from Brazil , Mexico , Republic 

6 . There was significant depression / suppression of domes 
of Korea and U . S . A . as concluded in paragraphs 24 and 

tic prices , particularly from December 1991 as 
25 of Notificat on dated 18th January 1993 . 

brought out in paragraph 28 above. 
OTHER RELEVANT ECONOMIC FACTORS EFFECT ON 

7 . Sufficient freely disposable capacity over domestic 
INDUSTRY 

demand of the product exists in the exporting 

countries . 
Installed Capacity and Capacity Utilisation 

( 31) The authority feels that the overall surplus in the capa 
(24 ) Regarding the facts indicated in paragraphs 26 , 27 city as indicated above coupled with recessionany prevailing 
and 28 of the preliminary report, the authority noted the conditions in the world market will continue to induce the 
following relating to investigation period :- - 

exporting countries to sell PVC at dumped prices . Unless anti 
. ( 1 ) The total installed capacity of the product under in 

dumping measures are taken , there is threat to the existence 

of domestic industry resulting in loss of capital, employment 
vestigation during investigation period was 2 , 30 , 979 M . T . 

and fair competion , 
( 2 ) The production of PVC Resin (suspension grade ) of 

( 32 ) Imports of PVC Resin at dumped prices from Brazil , 
Indian industry was 1 ,90 ,438 M . T . during investigation 

Republic of Krea , Mexico and U . S .A , increased during the 
period . 

period of investigation particularly during January March , 
( 3 ) The capacity utilisation of the Indian industry was 

1992 . The existing capacity in Brazil, Republic of Korea , 
around 82 .5 per cent. 

Mexico and U . S . A . is far in excess of domestic demand. There 

is no indication available in the global PVC comsumption pat 
Inventory . 

tern to belicve that the excess capacity available in these coun 

tries will be absorbed in newer markets . There is very likeli 
(25 ) The closing stock position as on 31st March , 1992 

hood of substantial increased dụmped exports to India in the 
indicated in paragraph 29 of the Notification dated 18th Janu 

absence of anti-dumping measure . The authority is , therefore , 
ary , 1993 is confirmed and corresponding figure as on 31st satisfied that there is a threat of material injury from dumped 
May , 1992 was · 11 ,852 M . T . 

imports of PVC Resin from Brazil , Republic of Korea , Mexico 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I — Sec. 1] 


Conclusion 


ht 


(38 ) The Authority confirms the findings of paragraph 43 
of Notification dated 18 January 1993 . Para 44 of the said 
Notilication relating to anti- dumping duty is also confirmed . 
The considerations enumerated in paragraphs 45 and 46 are 
also confirmed for the purpose of final findings , The Authority , 
however , noted that no comments have been received from 
the interested parties on paragraphs 45 and 46 of Notification 
dated 18th January 1993 and to the authority s letter date 27th 
May , 1993 , 


Findings 


( 39 ) The Authority confirms its findings in paragraphs 47 of 
the said Notification . However, it was noted that as far as 
Argentina is concerned , imports by Argentina are insignificant 
so as to warrant anti-dumping duty. The Authority has come 
to the conclusion that but for provisional measures the dumped 
imports would have caused injury to the domestic industry. 


Recommendations 


(40 ) Under the provisions of Indian Anti-dumping Regula 
tions, it would be permissible to levy anti- dumping duties 10 
the margin of dumping. However, taking into account the 
overall Indian interest, the designated Authority recommends 
imposition of final anti- dumping duty from the date of imposi 
tion of provisional anti-dumping duty viz . 2 - 2 -1993 at the rates 
mentioned below against each country : 


and USA particularly when it is leading to price depression in 
the Indian market and preventing the increase in the same ta 
cover the cost of sales and reasonable profit 
INDIAN INDUSTRY INTEREST 
General Consideration 

( 33 ) The authority confirms the general consideration to be 
viewed for taking anti-dumping measures as iodicated in para 
graphs 36 , 37 and 38 of Notification dated 18 - 1 - 93 . 
Interest of the Indian Industry 

(34 ) The authority confirms the findings brought in para 
graph 39 of the preliminary report. In so far as the domestic 
Industry s contention to consider developments of post investi 
gation period , it may be stated that the authority has to in 
vestigate the facts during investigation period as the post 
investigation period developments can be influenced , in some 
cases, by the initiation of proceeding and , or taking the provi 
sional anti- dumping measures . 
Interest of other Parties 

(35 ) A number of PVC product producers in India including 
the All India Federation of Plastics Industries , All India Plas 
tics Manufacturers Association , Association of Plastics Proces 
sors of India and Gujarat State Plastics Manufacturers Asso 
ciation have made the following submissions : 
( a ) after the imposition of anti -dumping duty , there has 

been an increase in the international prices of PVC 
resin . The current import prices are costlier than the 

indigenous prices due to import duty ; 
(b ) the domestic producers have increased their sale prices 

of PVC resin detrimental to the interest of PVC 

product producers and consumers ; 
( c ) the domestic capacity is inadequate to meet the domes 

tic demand. 
(36 ) The authority has considered the submissions of the 
PVC product producers. During the anti-dumping proceedings, 
the margin of dumping is determined by comparing the export 
prices and the domestic prices of the exporters during the 
period of investigation . The price pattern during the period 
the proceedings are underway cannot be taken as an indication 
of formal price pattern as the same could have been influenc 
ed as a result of investigation initiated . However , the authority 
is ready to initiate a review proceeding , without delay , when 
ever satisfactory cvidence is produced regarding the change in 
prices and circumstances lcading to elimination of dumping 
causing injury . 

(37 ) The authority is of the view that price advantages based 
on dumped imports are unjustifiable and are not in the long 
term interest of product producers in India and consumers in 
India . The protective measure is not intended to do away with 
the competition but is aimed at restoring healthy competition 
in the long term interest of PVC producers , and PVC product 
producers . The price rise as a result of anti-dumping duty shall 
be limited since PVC resin is only a raw material which has 
to he processed before reaching the consumers . 


Brazil 
Republic of Korea 
Mexico 
U . S . A , 


RS. /M . T . 

2 ,036 
1, 253 
1,619 


504 


(41) The above recommended duty shall not be added for 
the purpose of calculation of the countervailing duty . 

(42) The anti - dumping duty would also be applicable to 
new or any other exporters from these countries who are 
not parties to the present proceedings. 


(43 ) Şince the anti- dumping duty recommended after the 
conclusion of the investigation is lower than the provisional 
anti-dumping duty , the difference shall be refunded to the im 
porter as per the provisions of Rule 22 ( 2 ) of the " Customs 
Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or 
Additional Duty on Dumped Articles and The Determination 
of Injury ) Rules, 1985 ." 


(44) Under the Rule 23 of Rules, 1985 , referred to above 
the authority shall from time to time review the need for 
continued imposition of Anti-dumping Duty . 


Y . VENUGOPAL REDDY, Designated Authority 

and Addi, Secy , 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delht- 110064 

a tiimishet ther. r ? c1 of Publicati lis , Delhi- 110054, 1993 


